निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 413 ) 


17 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 7 मई 2014 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 
9 मार्च 2014 


सं० 8 / आ० ( राज०नि०) - 1 - 08 / 2014 - 1076 — श्री राजन कुमार गुप्ता तत्कालीन जिला अवर निबंधक , कैमूर 
( भभुआ) सम्प्रति जिला अवर निबंधक , रोहतास (सासाराम) को दिनांक 25. 05 . 2007 को धावा दल द्वारा उनके आवास 
की तलाशी ली गई । तलाशी के दौरान उनके शयन कक्ष में रखे एक आलमीरा के ऊपर चेकदार रूमाल से ढ़का हुआ 
₹10000 / - ( दस हजार) रू0 रिश्वत का पाया गया, जिसमें एक - एक हजार के दस नोट , जो प्री ट्रैप ममोरेंडम में 
अंकित जी0सी0 नोटों के नंबरो के अनुसार थे, पाया गया । जिसके लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिनांक 25. 05. 
2007 को कैमूर से गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड सं० 067 / 2007, दिनांक 26. 05.2007 में धारा - 07 / 13 (2) सह 
पठित धारा - 13(1)( डी ) भ्र०नि०अधि०, 1988 के अधीन प्राथमिकी दर्ज कर उनको अभियुक्त बनाया गया , जो बिहार 
सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के प्रतिकूल है । 

___ 02. अतएव, श्री राजन कुमार गुप्ता, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, कैमूर (भभुआ ) सम्प्रति जिला अवर 
निबंधक, रोहतास (सासाराम) को कदाचार के आरोप में आदेश निर्गत की तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत पुनः निलम्बित किया जाता है । 

__ 03. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक , मुंगेर प्रमण्डल , मुंगेर का कार्यालय 
निर्धारित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 मई 2014 
04. इन्हें निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 
नियम 10 (1) के अनुरुप जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अभय राज , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 413-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette.bih. nic.in 


